. 


. . 


. . 


. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

26 श्रावण, 1938 ( श०) 
संख्या 27 राँची , बुधवार 

17 अगस्त, 2016 ( ई० ) 

विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 398- 425 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस - सी ., बी . ए , 
बी .एस. सी ., एम . ए., एम . ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम. बी . बी . एस., बी . सी .ई .,डिप०- इन - एड., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3– भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग -5 - झारखण्ड विधान -सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग- 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9 - विज्ञापन 
भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक -- 
पूरक " अ " ... 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 


399 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


झारखण्ड विधान- सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
27 जुलाई, 2016 ई० | 


संख्या- वि०स०वि०-22/ 2016- 2905 वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड 
विधान- सभा में दिनांक:- 27 जुलाई, 2016 को पुरःस्थापित हुआ , झारखण्ड विधा-सभा 
की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु 
सहित प्रकाशित किया जाता है | 


बिनय कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव 


झारखण्ड विधान- सभा, राँची | 


झारखण्ड विनियोग ( संख्या- 03 ) विधेयक, 2016 


वि०स०वि० - 13/ 2016] 


400 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 

(वि०स०वि० - 13/ 2016 ) 

झारखण्ड विधान सभा 
झारखण्ड विनियोग (संख्या- 03) विधेयक , 2016 


विषय सूची 


धाराएँ । 


1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | 


2. 2016-17 वर्ष के लिये झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 

4382,49,31,000 ( चार हजार तीन सौ बेरासी करोड़ उनचास लाख 
एकतीस हजार ) रुपये की निकासी । 


3. विनियोग | 


अनुसूची । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 


401 


झारखण्ड विनियोग ( संख्या -03) विधेयक, 2016 


झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए 

शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक | 


भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह 
निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो : 


1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ (i) यह अधिनियम झारखण्ड विनियोग 

( संख्या-03) अधिनियम, 2016 कहा 
जा सकेगा । 


(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य 

में होगा । 


( iii) यह 1ली अप्रैल , 2016 से प्रवृत्त हुआ 

समझा जायेगा । 


2. 2016 -17 वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 4382,49,31,000 ( चार 
हजार तीन सौ बेरासी करोड़ उनचास लाख एकतीस हजार)रुपये की निकासी |- झारखण्ड राज्य की 
संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में , 1ली अप्रैल, 2016 को शुरू 
होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 
4382, 49,31,000 ( चार हजार तीन सौ बेरासी करोड़ उनचास लाख एकतीस हजार ) रुपये की , जो 
अनुसूची के स्तम्भ -6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेगी । 


3. विनियोग |- इस अधिनियम के द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 
निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1ली अप्रैल , 2016 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31वीं मार्च, 2017 
तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में 
विनियोजित की जायेंगी । 


402 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार 17 जुलाई , 2016 

अनुसूची | schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


झारखड 

विधान सभा । राज्य की 
माग/विनि | सेवा से संबंधित मांग या | राजस्व/पं | 

द्वारा दिए संचित निधि 
योग 

पर प्रभृत । 
विनियोग | Services of | 

गए अनुदान । 

जी 
Demand / 

Grants Charged on 
Demand or Revenue 
Appropri 

approved by 

the State | योग | Total 

/ Capital 
ation Appropriation 

the Consolidate 
Jharkhand d Fund 
Assembly 


मतदेय । 
Voted 


प्रभृत । 
Charged 


91 , 88 , 00 , 00 


कृषि, पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग ( कृषि 
प्रभाग ) 


राजस्व/ R 
evenue 


91 , 88 , 00 , 0 

00 


Agriculture , Animal 
Husbandry and Co 
operative Department 
(Agriculture Division ) 


| पूंजी / Cap 


ital 


34, 68 ,07, 00 


कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग 
( पशुपालन प्रभाग) 


राजस्व / R 
evenue 


38,12, 26 , 0 

00 


3 ,44, 19, 000 


Agriculture , Animal 
Husbandry and Co 
operative Department 
( Animal Husbandry 
Division) 


| पूंजी/ Cap 


ital 


भवन निर्माण विभाग 


2 , 00 , 000 


राजस्व/ R 
evenue 


40, 46, 00, 0 

00 


40 , 44, 00 , 00 


Building Construction 
Department 


| पूंजी / Cap 

ital 


राजस्व/ P | 2,01, 84,000 


2 ,01, 84, 00 


मंत्रिमंडल सचिवालय एवं 
निगरानी विभाग 
( मंत्रिमंडल सचिवालय एवं 


evenue 


403 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 

अनुसूची / Schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


झारखड 

विधान सभा | राज्य की 
माग/विनि | सेवा से संबंधित मांग या | राजस्व/पं | 

द्वारा दिए । संचित निधि 
योग विनियोग | Services of | 

पर प्रभृत । 
गए अनुदान । 

जी 
Demand / 

Grants Charged on 
Demand or Revenue 
Appropri 

the State | योग | Total 
approved by 

/ Capital 
ation Appropriation 

the 

Consolidate 
Jharkhand d Fund 
Assembly 


मतदेय । 
Voted 


प्रभृत । 
Charged 


2 


समन्वय प्रभाग ) 


Cabinet Secretariat 
and Vigilance 
Department (Cabinet 
Secretariat and Co 
ordination Division ) 


पूंजी/ Cap 

ital 


राज्यपाल सचिवालय 


राजस्व/ R 
evenue 


-- 


40, 00, 000 


40, 00, 000 


Secretariat of the 
Governor 


पूंजी/ Cap 

ital 


मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) 
विभाग 


राजस्व / R | 17, 85, 53, 00 
evenue 


17 , 85,53, 0 

00 


Cabinet (Election ) 
Department 


| पूंजी/ Cap 


ital 


2, 81,000 


2 ,81, 000 


मंत्रिमंडल सचिवालय एवं 
निगरानी विभाग 
(निगरानी प्रभाग ) 


राजस्व/ R 
evenue 


| पूंजी/ Cap 


Cabinet Secretariat 
and Vigilance 
Department (Vigilance 
Division ) 


ital 


404 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार 17 जुलाई , 2016 

अनुसूची | schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


झारखड 

विधान सभा । राज्य की 
माग/विनि | सेवा से संबंधित मांग या | राजस्व/पं | 

द्वारा दिए संचित निधि 
योग 

पर प्रभृत । 
विनियोग | Services of | 

गए अनुदान । 

जी 
Demand / 

Grants Charged on 
Demand or Revenue 
Appropri 

approved by 

the State | योग | Total 
ation 

/ Capital 
Appropriation 

the 

Consolidate 
Jharkhand d Fund 
Assembly 


मतदेय / 
Voted 


प्रभृत । 
Charged 


58 , 22, 77 , 00 


58,22, 77 , 0 


कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग 
( सहकारिता प्रभाग) 


राजस्व / R 
evenue 


00 


Agriculture , Animal 
Husbandry and Co | पूंजी / Cap 
operative Department 

ital 
(Co -operative Division ) 


- - 


ऊर्जा विभाग 


राजस्व/ R | 500 , 12, 40 ,0 
evenue 

00 


500 , 12, 40 , 

000 


10 


Energy Department 


पूंजी / Cap 

ital 


1 ,07, 000 


1 ,07,000 


उत्पाद एवं मद्य निषेध । 

राजस्व/ R 
विभाग 

evenue 


11 


Excise and Prohibition 
Department 


quit/Cap 

ital 


3 ,12, 00, 00 


राजस्व/ R | 3,12, 00 , 000 
evenue 


12 


योजना - सह -वित्त विभाग 
(वित्त प्रभाग) 
Planning - cum - Finance 
Department (Finance 
Division ) 


ital 


405 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 

अनुसूची / Schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


झारखड 

विधान सभा । राज्य की 
माग/विनि | सेवा से संबंधित मांग या | राजस्व/पं | 

द्वारा दिए | संचित निधि 
योग 

पर प्रभृत । 
विनियोग | Services of | 

गए अनुदान । 

जी 
Demand / 

Grants Charged on 
Demand or Revenue 
Appropri 

approved by 

the State | योग | Total 
ation 

/ Capital 
Appropriation 

the 

Consolidate 
Jharkhand d Fund 
Assembly 


मतदेय । 
Voted 


प्रभृत । 
Charged 


5 


ब्याज संदाय 


राजस्व/ R 
evenue 


256, 51, 00, 
000 


256, 51, 00 , 
000 


13 


Interest Payment 


| पूंजी / Cap 

ital 


34, 85 , 000 


3 , 34, 85, 00 


वित्त ( वाणिज्य कर ) 
विभाग 


राजस्व/ R | 
evenue 


Finance (Commercial 
Tax ) Department 


पूजी /Cap | 3, 00 ,00 , 000 

ital 


20 , 43, 38,00 


- - 


खादय , सार्वजनिक 
वितरण एवं उपभोक्ता 
मामले विभाग 


राजस्व/ R 
evenue 


20 , 43, 38 , 0 

00 


18 


Food , Public 
Distribution and 
Consumer Affairs 
Department 


पूंजी /Cap 


ital 


24,56,52, 00 


24,56,52, 0 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा 
एवं परिवार कल्याण 
विभाग 


राजस्व/ R 
evenue 


00 


20 


Health , Medical 
Education and Family 


पूजी/ Cap 

ital 


406 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार 17 जुलाई , 2016 

अनुसूची | schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


झारखड 

विधान सभा । राज्य की 
माग/विनि | सेवा से संबंधित मांग या | राजस्व/पं | 

द्वारा दिए संचित निधि 
योग विनियोग | Services of | 

पर प्रभृत । 
गए अनुदान । 

जी 
Demand / 

Grants Charged on 
Demand or Revenue 
Appropri 

approved by 

the State | योग | Total 

/ Capital 
ation Appropriation 

the 

Consolidate 
Jharkhand d Fund 
Assembly 


मतदेय । 
Voted 


प्रभृत । 
Charged 


Welfare Department 


18, 48, 000 


18, 48,000 


उच्च एवं तकनीकी शिक्षा 
विभाग (उच्च शिक्षा 
प्रभाग) 


राजस्व / R 
evenue 


21 


Higher and Technical 
Education Department | पूंजी / Cap 
(Higher Education 

ital 
Division ) 


16, 79 , 40 ,00 


59 ,43, 41 , 0 


गृह, कारा एवं आपदा 
प्रबंधन विभाग ( गृह 
प्रभाग ) 


राजस्व / R 
evenue 


00 


Home, Jail and 

42, 64 , 01 , 00 
Disaster Management | पूजी / Cap 
Department (Home 

ital 
Division ) 

राजस्व / R | 4, 87, 20, 000 
विभाग 

evenue 


4, 87 , 20 , 00 


Industries Department 


| पूंजी /cap 

ital 


24 


सूचना एवं जन सम्पर्क 
विभाग 


राजस्व/ R | 30, 76, 38, 00 
evenue 


30 , 76, 38, 0 

00 


407 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 

अनुसूची / Schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


झारखड 

विधान सभा | राज्य की 
माग/विनि | सेवा से संबंधित मांग या | राजस्व/पं | 

द्वारा दिए । संचित निधि 
योग 

पर प्रभृत । 
विनियोग | Services of | 

गए अनुदान । 

जी 
Demand / 

Grants Charged on 
Demand or Revenue 
Appropri 

the State | योग | Total 
approved by 

/ Capital 
ation Appropriation 

the 

Consolidate 
Jharkhand d Fund 
Assembly 


मतदेय / 
Voted 


प्रभृत । 
Charged 


___ 4 


Information and Public | पूंजी / Cap 
Relation Department 

ital 


16,66, 000 


16, 66, 000 


श्रम, नियोजन , प्रशिक्षण 
एवं कौशल विकास 
विभाग 


राजस्व/ R 
evenue 


26 


पूंजी / Cap 


Labour , Employment, 
Training and Skill 
Development 
Department 


ital 


विधि विभाग 


राजस्व/ R | 30 , 99, 46,00 
evenue 

0 


30 , 99, 46 , 0 

00 


Law Department 


पूंजी/ Cap 

ital 


8 , 50 , 000 


-- 


8, 50 , 000 


खनन एवं भू -तत्व विभाग 


राजस्व/ R 
evenue 


Mines and Geology 
Department 


| पूंजी/ cap 

ital 


1 , 80 , 000 


1 , 80 , 000 


कल्याण विभाग 
( अल्पसंख्यक कल्याण 
प्रभाग) 


राजस्व/ R 
evenue 


408 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार 17 जुलाई , 2016 

अनुसूची | schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


झारखड 

विधान सभा । राज्य की 
माग/विनि | सेवा से संबंधित मांग या | राजस्व/पं | 

द्वारा दिए संचित निधि 
योग विनियोग | Services of | 

पर प्रभृत । 
गए अनुदान । 

जी 
Demand / 

Grants Charged on 
Demand or Revenue 
Appropri 

approved by 

the State | योग | Total 

/ Capital 
ation Appropriation 

the 

Consolidate 
Jharkhand d Fund 
Assembly 


मतदेय । 
Voted 


प्रभृत । 
Charged 


___ 4 


| पूंजी/ Cap 

ital 


Welfare Department 
(Minorities Welfare 
Division ) 
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं 
निगरानी विभाग 
( संसदीय कार्य प्रभाग) 


5 , 00, 000 


-- 


5 , 00 ,000 


राजस्व/ R 
evenue 


31 


Cabinet Secretariat and 
Vigilance Department 
( Parliamentary Affairs 
Division ) 


पूंजी/ cap 

ital 


विधान सभा 


1 ,05,63,000 


1 , 05 ,63, 00 


राजस्व/ R 
evenue 


32 


Legislature 


पूंजी/ Cap 

ital 


85 , 00 , 000 


85 , 00 , 000 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार 
तथा राजभाषा विभाग 

राजस्व/ R 
( कार्मिक एवं प्रशासनिक | evenue 
सुधार प्रभाग ) 


पूंजी/ Cap 


Personnel , 
Administrative Reforms 
and Rajbhasha 
Department (Personnel 
and Administrative 


ital 


409 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 

अनुसूची / Schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


झारखड 

विधान सभा । राज्य की 
माग/विनि | सेवा से संबंधित मांग या | राजस्व/पं | 

द्वारा दिए । संचित निधि 
योग 

पर प्रभृत । 
विनियोग | Services of | 

गए अनुदान । 

जी 
Demand / 

Grants Charged on 
Demand or Revenue 
Appropri 

the State | योग | Total 
approved by 

/ Capital 
ation Appropriation 

the 

Consolidate 
Jharkhand d Fund 
Assembly 


मतदेय । 
Voted 


प्रभृत । 
Charged 


4 


Reforms Division ) 


31, 50, 000 


31, 50, 000 


योजना- सह-वित्त विभाग । 

राजस्व / R 
( योजना प्रभाग ) 

evenue 


35 


पूंजी/ Cap 


Planning -cum - Finance 
Department ( Planning 
Division ) 


ital 


राजस्व/ R 


3 , 00 , 000 


3 , 00 , 000 


पेयजल एवं स्वच्छता 
विभाग 


evenue 


36 


Drinking Water and 
Sanitation Department 


| पूंजी/ cap 


ital 


1, 01, 13, 000 


1 ,01 ,13, 00 


राजस्व/ R 


राजस्व, भूमि सुधार तथा 
निबंधन विभाग (निबंधन 
प्रभाग) 


38 


evenue 


Revenue, Registration 
and Land Reforms 





पूंजी / Cap 


410 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार 17 जुलाई , 2016 

अनुसूची | schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


झारखड 
विधान सभा । 

ज्य की 
माग/विनि | सेवा से संबंधित मांग या | राजस्व/पं | 

द्वारा दिए संचित निधि 
योग विनियोग | Services of | 

पर प्रभृत । 
गए अनुदान । 

जी 
Demand / 

Grants Charged on 
Demand or 
Appropri 

Revenue 

the State | योग | Total 
approved by 

/ Capital 
ation Appropriation 

the 

Consolidate 
Jharkhand d Fund 
Assembly 


मतदेय / 
Voted 


प्रभृत । 
Charged 


. 


ital 


Department 
(Registration Division ) 


650 , 34 ,91, 0 


-- 


राजस्व/ R 


गृह, कारा एवं आपदा 
प्रबंधन विभाग ( आपदा 
प्रबंधन प्रभाग ) 


650 , 34, 91 , 

000 


00 


evenue 


39 


Home, Jail and 
Disaster Management 
Department (Disaster 
Management Division ) 


ital 


14, 31 ,08, 00 


14, 31 , 08, 0 

00 


राजस्व/ R 


राजस्व, भूमि सुधार तथा 
निबंधन विभाग ( राजस्व 
एवं भूमि सुधार प्रभाग ) 


evenue 


40 


पूंजी / Cap 


Revenue , Registration 
and Land Reforms 
Department (Revenue 
and Land Reforms 
Division ) 


ital 


41 


राजस्व / R | 15, 46, 28 , 00 


पथ निर्माण विभाग 


15, 46 , 28, 0 

_ 00 


evenue 


411 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 

अनुसूची / Schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


झारखड 

विधान सभा | राज्य की 
माग/विनि | सेवा से संबंधित मांग या | राजस्व/पं | 

द्वारा दिए । संचित निधि 
योग विनियोग | Services of | 

पर प्रभृत । 
गए अनुदान । 

जी 
Demand / 

Grants Charged on 
Demand or Revenue 
Appropri 

the State | योग | Total 
approved by 

/ Capital 
ation Appropriation 

the 

Consolidate 
Jharkhand d Fund 
Assembly 


मतदेय । 
Voted 


प्रभृत । 
Charged 


4 


- 


Road Construction 
Department 


ital 


1 ,53, 000 


1 ,53, 000 


राजस्व/ R 


ग्रामीण विकास विभाग 
( ग्रामीण विकास प्रभाग) 


evenue 


42 


Rural Development 

| पूंजी /Cap 
Department ( Rural 
Development Division ) 


ital 


5, 27 , 40, 000 


5 , 27, 40, 00 


राजस्व/ R 


उच्च एवं तकनीकी शिक्षा 
विभाग (विज्ञान एवं 
प्रावैधिकी प्रभाग ) 


evenue 


43 


Higher and Technical 
Education Department 
( Science and 
Technology Division ) 


ital 


44 


राजस्व/ RI 1, 13, 49,000 


1 , 13, 49,00 


स्कूली शिक्षा एवं 
साक्षरता विभाग 


evenue 


412 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार 17 जुलाई , 2016 

अनुसूची | schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


झारखड 
विधान सभा । 

ज्य की 
माग/विनि | सेवा से संबंधित मांग या | राजस्व/पं | 

द्वारा दिए संचित निधि 
योग विनियोग | Services of | 

पर प्रभृत । 
गए अनुदान । 

जी 
Demand / 

Grants Charged on 
Demand or 
Appropri 

Revenue approved by 

the State | योग | Total 

/ Capital 
ation Appropriation 

the 

Consolidate 
Jharkhand d Fund 
Assembly 


मतदेय । 
Voted 


प्रभृत । 
Charged 


4 


पूंजी /Cap 


Primary Education and 
Literacy Department 


ital 


1 ,15, 16, 000 


1 , 15, 16, 00 


राजस्व/ R 


पर्यटन , कला संस्कृति , 
खेलकूद एवं युवा कार्य 
विभाग ( पर्यटन प्रभाग ) 


evenue 


46 


Tourism , Art Culture , 
Sports and Youth 
Affairs Department 
( Tourism Division ) 


पूंजी/ cap 


ital 


33 ,18, 00 , 00 


33, 18, 00 , 0 


राजस्व/ R 


परिवहन विभाग 
( परिवहन प्रभाग ) 


00 


evenue 


47 


Transport Department 
(Transport Division ) 


ital 


48 


485 , 45 , 71, 0 


-- 


534, 45 , 71 , 

000 


राजस्व/ R 
evenue 


नगर विकास एवं आवास 
विभाग (नगर विकास 
प्रभाग ) 


00 


413 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 

अनुसूची / Schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


झारखड 

विधान सभा | राज्य की 
माग/विनि | सेवा से संबंधित मांग या | राजस्व/पं | 

द्वारा दिए | संचित निधि 
योग 

पर प्रभृत । 
विनियोग | Services of | 

गए अनुदान । 

जी 
Demand / 

Grants Charged on 
Demand or Revenue 
Appropri 

approved by 

the State | योग | Total 

/ Capital 
ation Appropriation 

the 

Consolidate 
Jharkhand d Fund 
Assembly 


मतदेय / 
Voted 


प्रभृत । 
Charged 


49, 00, 00 , 00 


Urban Development 
and Housing 
Department (Urban 
Development Division ) 


पूंजी/ Cap 

ital 


54, 36, 00 , 0 


जल संसाधन विभाग 
( लघु सिंचाई प्रभाग ) 


राजस्व/ R 
evenue 


00 


50 


Water Resources 
Department (Minor 
Irrigation Division ) 


54 , 36, 00 , 00 


| पूंजी / cap 


ital 


कल्याण विभाग ( कल्याण 
प्रभाग ) 


राजस्व/ R | 100 , 00, 00 ,0 
evenue 


100, 00, 00, 

000 


00 


51 


Welfare Department 
(Welfare Division ) 


पूंजी/Cap 


ital 


20 , 36, 00 , 00 


29 , 36, 00 , 0 


कृषि , पशुपालन एवं 
सहकारिता विभाग 
( मत्स्य प्रभाग) 


राजस्व / R 
evenue 


00 


53 


9 , 00 ,00 ,000 


Agriculture , Animal 
Husbandry and Co 
operative Department 
( Fishery Division ) 


| पूंजी /Cap 


ital 


55 


ग्रामीण विकास विभाग 
( ग्रामीण कार्य प्रभाग) 


राजस्व/ R | 999 , 00 , 00 , 0 
evenue 

00 


1299, 00 , 00 

, 000 


414 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार 17 जुलाई , 2016 

अनुसूची | schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


झारखड 
विधान सभा । 

ज्य की 
माग/विनि | सेवा से संबंधित मांग या | राजस्व/पं | 

द्वारा दिए संचित निधि 
योग विनियोग | Services of | 

पर प्रभृत । 
गए अनुदान । 

जी 
Demand / 

Grants Charged on 
Demand or 
Appropri 

Revenue approved by 

the State | योग | Total 
ation 

/ Capital 
Appropriation 

the Consolidate 
Jharkhand d Fund 
Assembly 


मतदेय | 
Voted 


प्रभृत । 
Charged 


Rural Development 
Department (Rural 
Works Division) 


| पूंजी /Cap | 300, 00 , 00, 0 
ital 

00 


37, 93, 52, 0 


ग्रामीण विकास विभाग 
(पंचायती राज प्रभाग) 


राजस्व/ R | 37, 93, 52, 00 
evenue 


00 


56 


पूंजी /Cap 


ital 


Rural Development 
Department 
(Panchayati Raj 
Division ) 
स्कूली शिक्षा एवं 
साक्षरता विभाग ( सेकेंडरी 
शिक्षा प्रभाग ) 


80 , 00 , 00 , 00 


- - 


80 , 00 , 00 , 0 


राजस्व / R 
evenue 


00 


58 


ital 


60 


-- 


3 , 59, 65, 00 


Primary Education and 
Literacy Department 

| पूंजी/ Cap 
(Secondary Education 
Division ) 
महिला, बाल विकास एवं 

बाल विकास एव । राजस्व / R | 3,59, 65, 000 
सामाजिक सुरक्षा विभाग | evenue 
Women , Child 
Development and 

पूंजी /Cap 
Social Security 
Department 


ital 


योग / Total 


राजस्व/ R | 3623 ,70, 11, 256, 91, 00, 


3880, 61, 11 


415 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 

अनुसूची / Schedule 
( धाराएं 2 और 3 देखें | See Article 2 & 3 ) 


अनाधिक राशियां | Amount not to exceed 


झारखड 

विधान सभा । राज्य की 
माग/विनि | सेवा से संबंधित मांग या | राजस्व/पं | 

द्वारा दिए | संचित निधि 
योग विनियोग | Services of | 

पर प्रभृत । 
गए अनुदान । 

जी 
Demand / 

Grants Charged on 
Demand or Revenue 
Appropri 

approved by 

the State | योग | Total 
ation 

/ Capital 
Appropriation 

the 

Consolidate 
Jharkhand d Fund 
Assembly 


मतदेय / 
Voted 


प्रभृत । 
Charged 


evenue 


000000 


, 000 


| 501882000 


पूंजी / cap 

ital 


501 , 88, 20, 0 

00 


4382, 49 , 31 


HERTT / Grand Total 


4125, 58 , 31 , 256, 91 , 00 , 

000000 


, 000 


416 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार 17 जुलाई , 2016 

उद्देश्य और हेतु 


राज्य की संचित -निधि से कोई राशि भारत का संविधन के अनुच्छेद -205 के उपबंधों के 
अधीन निमित्त विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । ऐसी विधि में यह 
व्यवस्था रहेगी कि : 


( क) विधान- सभा द्वारा किये गये अनुदानों, और 


( ख ) राज्य की संचित-निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य 
की संचित -निधि में से विनियोजित की जायेगी । 


वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित- निधि में से 4382, 49, 31 ,000 ( चार 
हजार तीन सौ बेरासी करोड़ उनचास लाख एकतीस हजार ) रुपये की राशि का शोधन और विनियोग 
प्राधिकृत किया जाय, ताकि इक्तीसवीं मार्च, 2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष में शोधन के दौरान 
आनेवाले भारों की पूर्ति की जा सके | 


रघुवर दास , 


भार -साधक सदस्य । 


विनय कुमार सिंह, 


प्रभारी सचिव । 


झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 17 जुलाई, 2016 


417 


झारखण्ड विधान सभा सचिवालय 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
8 अगस्त, 2016 ई० | 


संख्या-वि०स०वि०-27/ 2016- 1879/वि०स०-- सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया 
जाता है कि चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के षष्ठ ( मानसून ) सत्र में दिनांक - 28 जुलाई 2016 को पारित प्रस्ताव 
के आलोक में माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा ने " झारखण्ड संपत्ति विनाश एवं क्षति निवारण 
विधेयक , 2016 " पर विचार के लिए झारखण्ड विधान सभा कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-72(1) एवं 
( 2) के अधीन प्रवर समिति का गठन निम्न प्रकार से किया है: 
01 श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, 

मंत्री, 

सभापति 


02 श्री सरयू राय, 


मंत्री 


सदस्य 


03 . श्री सुखदेव भगत , 


स०वि०स० 


सदस्य 


04 . श्री प्रदीप यादव , 


स०वि०स० 


सदस्य 


05 . श्री स्टीफन मराण्डी, 


स०वि०स० 


सदस्य 


06 . श्री राधाकृष्ण किशोर , 


स०वि०स० 


सदस्य 


07 . श्री शिव शंकर उराँव, 


सवि०स० 


सदस्य | 


सभा सचिव इस प्रवर समिति के सदस्य होंगे | समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने के 
तिथि से 02 ( दो ) माह का होगा | 


अध्यक्ष , झारखण्ड विधान सभा के आदेश से . 


बिनय कुमार सिंह , 

प्रभारी सचिव , 
झारखण्ड विधान सभा , राँची | 


418 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 


झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

28 जुलाई , 2016 ई० | 
संख्या-वि०स०वि० - 28 / 2016- 2926 वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड 
विधान- सभा में दिनांक 28 जुलाई , 2016 को पुनः स्थापित हुआ, झारखण्ड विधान 
सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -68 के अन्तर्गत उद्देश्य और 
हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है | 


बिनय कुमार सिंह, 
प्रभारी सचिव , 


झारखण्ड विधान -सभा, राँची | 


झारखण्ड नगरपालिका ( संशोधन ) विधेयक, 2016 

[वि०स०वि०- 17 /2016] 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 


419 


(वि०स०वि०- 17/ 2016 ) 
झारखण्ड विधान - सभा 


झारखण्ड नगरपालिका ( संशोधन ) विधेयक, 2016 


झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 में संशोधन हेत् विधेयक | 


भारत गणतंत्र के 67वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप 
में यह अधिनियमित हो : 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ - 

(i) यह अधिनियम “ झारखण्ड नगरपालिका ( संशोधन ) अधिनियम , 2016 " कहलायेगा | 
(ii ) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा । 
(iii) यह तुरंत प्रवृत होगा | 


2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 ( झारखण्ड अधिनियम 07 , 2012 ) की अध्याय -17 की 
धारा -152 की उपधारा -(6 ) में संशोधन - 

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा -152 की उपधारा-(6) को 
निम्न प्रकार संशोधित करते हुए, प्रतिस्थापित किया जाता है: 


( 6) होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य की संगणना के प्रयोजनार्थ, फर्श क्षेत्रफल की माप 

निम्नलिखित रूप से संगणित की जायेगी : 
(i) वैयक्तिक आवासीय संपत्ति - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 प्रतिशत , 
(ii ) वैयक्तिक गैर आवासीय संपत्ति- सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 80 प्रतिशत , 
( iii) वैयक्तिक आवासीय बहुमंजिला भवन / अपार्टमेन्ट - सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 70 

प्रतिशत , 
( iv) वैयक्तिक गैर आवासीय बहुमंजिला भवन / अपार्टमेन्ट- सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र का 

80 प्रतिशत । 


420 


झारखण्ड गजट (साधारण ) बुधवार 17 जुलाई , 2016 

" उद्देश्य एवं हेतु " 


झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा - 152 की उपधारा -(6 ) में 
होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य की संगणना का प्रावधान है । परन्तु , उक्त प्रावधान 
के आलोक में विभिन्न निर्मित इकाईयों की क्षेत्रफल की पृथक रूप से गणना करना 
अत्यन्त ही क्लीष्ट एवं अव्यवहारिक है । इसके फलस्वरूप सम्पति कर उदग्रहण में 
व्यवधान उत्पन्न हो रहा है एवं शहरी स्थानीय निकायों को अपेक्षित राजस्व की 
प्राप्ति नहीं हो रही है । 

अतः आवश्यक है कि होल्डिग कर की संगणना एवं उदग्रहण की प्रक्रिया 
को कारगर बनाने हेतु अधिनियम को संशोधित करते हुए, विशिष्ट प्रावधान समाविष्ट 
किये जायें | 

तदनुसार उपर्युक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन का प्रावधान किया 
गया है, जिसे प्रख्यापित करना इस विधेयक का अभिष्ठ है । 


चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह , 
भार साधक - सदस्य | 


विनय कुमार सिंह, 


प्रभारी सचिव , 


झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार 17 जुलाई, 2016 


421 


झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
29 जुलाई , 2016 ई० | 


संख्या -वि०स०वि०-32/2016-2969 वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड 
विधान- सभा में दिनांक 29 जुलाई, 2016 को पुरःस्थापित हुआ , झारखण्ड विधा- सभा 
की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम -68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु 
सहित प्रकाशित किया जाता है | 


बिनय कुमार सिंह, 


प्रभारी सचिव , 


झारखण्ड विधान - सभा , राँची | 


झारखण्ड पर्यटन स्थल ( संरक्षण एवं रख-रखाव ) ( संशोधन) विधेयक, 2016 


[वि०स०वि०-21/ 2016] 


422 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 

(वि०स०वि० - 21/ 2016) 

पर्यटन, कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 
झारखण्ड पर्यटन स्थल ( संरक्षण एवं रख -रखाव ) ( संशोधन ) विधेयक , 2016 


झारखण्ड पर्यटन स्थल ( संरक्षण एवं रख -रखाव ) अधिनियम , 2015 में संशोधन हेत् विधेयक | 
झारखण्ड विधान सभा द्वारा भारत के गणतंत्र के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में 
अधिनियमित किया जाता है । 
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ - 
( क ) यह अधिनियम झारखण्ड पर्यटन स्थल ( संरक्षण एवं रख -रखाव ) ( संशोधन ) 

अधिनियम , 2016 कहलाएगा | 
( ख ) यह झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होगा | 

( ग) यह राजकीय गजट में अधिसूचित होने की तिथि से लागू होगा | 
2 . धारा 2 की उपधारा ( छ ) में संशोधन - 

झारखण्ड पर्यटन स्थल ( संरक्षण एवं रख -रखाव ) अधिनियम , 2015 के धारा 2 के विद्यमान 
उपधारा ( छ ) में वर्णित शब्द “ पर्यटक वार्डन ” को “ सहायक (पर्यटक ) पुलिस " से प्रतिस्थापित 

किया जाता है । 
3. ___ धारा 4 की उपधारा ( घ ) में संशोधन - 

झारखण्ड पर्यटन स्थल ( संरक्षण एवं रख-रखाव) अधिनियम , 2015 के धारा 4 के विद्यमान 
उपधारा ( घ) में वर्णित शब्द “ पर्यटक वार्डन ” को “ सहायक (पर्यटक ) पुलिस ” से प्रतिस्थापित 
किया जाता है । 
धारा 17 की उपधारा ( छ ) में संशोधन - 
झारखण्ड पर्यटन स्थल ( संरक्षण एवं रख -रखाव ) अधिनियम , 2015 के धारा 17 के विद्यमान 
उपधारा ( छ ) में वर्णित शब्द “ पर्यटक वार्डन ” को “ सहायक ( पर्यटक ) पुलिस " से प्रतिस्थापित 

किया जाता है । 
5 . धारा 2 की उपधारा ( छ ) में संशोधन - 

झारखण्ड पर्यटन स्थल ( संरक्षण एवं रख -रखाव ) अधिनियम, 2015 धारा 2 के विद्यमान 
उपधारा ( छ ) को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाता है: 

“ सहायक (पर्यटक) पुलिस से अभिप्राय है वैसे व्यक्तियों की नियुक्ति/ प्रतिनियुक्ति जो 
कि सक्षम प्राधिकार द्वारा या तो सेवा निवृत पुलिस अधिकारी या तो भूतपूर्व सैनिक 
से सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा चयनित या स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवकों के बीच 
से चयनित , अथवा ऐसे सरकारी कर्मी जिनको इस कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाए । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 


423 


उद्देश्य और हेतु 


माननीय मुख्यमंत्री - सह - अध्यक्ष , झारखण्ड पर्यटन विकास पार्षद की अध्यक्षता 
मे आहूत झारखण्ड पर्यटन विकास पार्षद की बैठक दिनांक 02.03. 2016 को लिये गये 
निर्णयों के आलोक मे यह अति आवश्यक हो जाता हैं कि झारखण्ड पर्यटन स्थल 
( संरक्षण एवं रख -रखाव) अधिनियम, 2015 की धारा 2 मे संशोधन किया जाय ताकि 
उक्त अधिनियम के अंतर्गत किये गये प्रावधानों की क्रियान्वयन मे सहूलियत हो तथा 
प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण हो सके | साथ-साथ उक्त अधिनियम की धारा 4 
एवं 17 मे वर्णित शब्द " पर्यटक वार्डन " को " सहायक (पर्यटक ) पुलिस " से प्रतिस्थपित 
किया जाना हैं | 


एतदर्थ झारखण्ड पर्यटन स्थल ( संरक्षण एवं रख -रखाव ) ( संशोधन ) विधेयक , 
2016 के माध्यम से झारखण्ड पर्यटन स्थल ( संरक्षण एवं रख -रखाव ) अधिनियम , 
2015 मे संशोधन को अधिनियम करना ही इस विधेयक का अभीष्ट हैं | 


अमर कुमार बाउरी, 


भार साधक सदस्य | 


विनय कुमार सिंह, 


प्रभारी सचिव , 


झारखण्ड विधान सभा, राँची | 


424 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 


झारखण्ड विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
12 अगस्त , 2016 


संख्या - 01 स्था०- 50/ 2012- 1989/वि०स०-- सभा सचिवालय द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना 
संख्या-1118, दिनांक 30 मार्च, 2013 को दिनांक 3 दिसम्बर , 2015 के प्रभाव से विखंडित करते 
हुए सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है की श्री बिनय कुमार सिंह, अपर 
सचिव सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-3664 दिनांक 15 सितम्बर, 2015 के क्रम में 
झारखण्ड विधान -सभा के सचिव के प्रभार में रहेंगे | 
!!) एतद विषयक पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय | 


मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान -सभा के आदेश से , 


नवीन कुमार, 

उप सचिव , 
झारखण्ड विधान - सभा, राँची | 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) बुधवार 17 जुलाई, 2016 


425 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं INDRAJEET MAHTO पिता SRI LEDHA MAHTO , शपथ पत्र सं०- 137110 
दिनांक 13 जून , 2016 के अनुसार INDERJIT MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा | 
INDRAJEET MAHTO एवं INDERJIT MAHTO दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है । 


RESIDENT OF - KARHARIDYA 
P. O - JARIDIH 
P. S - BALIDIH 
DIST - BOKARO , JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SWATI SHUBDHA एवं SONALI SRIVASTAVA पिता SRI RAKESH KUMAR शपथ 
पत्र सं० 1239 दिनांक 4 अगस्त, 2016 एवं शपथ पत्र सं० 1744 दिनांक 8 जून , 2016 के अनुसार 
SWATI SRIVASTAVA के नाम से जानी जाऊँगी । 
SWATI SHUBDHA, SONALI SRIVASTAVA एवं SWATI SRIVASTAVA दोनों एक ही महिला 
का नाम है । 


RESIDENT OF _ 11/ 2 ARADHANA APARTMENT, 
NORTH OFFICE PARA 
P . S -DORANDA 
DIST _ RANCHI 
STATE -JHARKHAND . 


- 


- 


- 


- 


- 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 27 -50 | 


